निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 आश्विन 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 911 ) पटना, मंगलवार , 9 अक्तूबर 2018 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 
( शुद्धि - पत्र ) 

3 अगस्त 2018 
सं० 17 / प्रो . - 07 - 02 / 2014 - 10439 / सा०प्र० — सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0 - 5363 दिनांक 
19.04. 2018 के क्रमांक - 128 के कॉलम - 4 में अंकित " आपदा प्रबंधन प्राधिकार " के स्थान पर "बिहार राज्य आपदा 
प्रबंधन प्राधिकरण , पटना " पढ़ा जाय । 
उक्त अधिसूचना की शेष प्रविष्टियाँ यथावत रहेगी । 

आदेश से , 
सिद्धेश्वर चौधरी, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 911 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


